HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 चैत्र , 1943 ( श ० ) 
16 अप्रैल , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 280 राँची , शुक्रवार , , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
06 अप्रैल , 2021 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2151 उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री 
अरवा राजकमल , भा.प्र.से. ( झाः 2008 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सरायकेला - खरसावाँ जिला 
का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2152 उप विकास आयुक्त , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनन्य 
मित्तल , भा.प्र.से. ( झाः 2015 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा जिला 
का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 280 -- 50 


